निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र 1938 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 28 मार्च 2016 


( सं0 पटना 235 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 279 / 2014 , सा०प्र० - 17065 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

11 दिसम्बर 2014 
श्री राधाकान्त, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक -1177 / 11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर , मोतिहारी के 
विरूद्ध कोटवा प्रखंड के ग्राम पंचायत , डुमरा के एक मतदान केन्द्र का स्थानांतरण के क्रम में गलत दूरी प्रतिवेदन दिये 
जाने के आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा गठित आरोप प्रपत्र क पंचायती राज विभाग, बिहार, 
पटना के पत्रांक - 6698, दिनांक 14.09.2013 द्वारा प्राप्त हुआ । 

प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर श्री राधाकान्त से विभागीय पत्रांक - 518, दिनांक 15. 01.2014 द्वारा स्पष्टीकरण 
की माँग की गयी । श्री राधाकान्त ने अपने पत्रांक - शून्य, दिनांक 15.01. 2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मूल रूप में 
अंकित किया कि कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होने के कारण वे अपने वाहन के माईलो मीटर से दूरी का अनुमान 
लगाकर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी प्रतिवेदित किया था । मतदान केन्द्रों को बदलने की स्थिति नहीं हुई मतदान 
शांति पूर्ण हुआ एवं निर्वाचन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई । दूरी प्रतिवेदित करने में उनका कोई निजी स्वार्थ या 
भावना नहीं थी । 

प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि विषय विवादित था ऐसी स्थिति में अनुमंडल 
पदाधिकारी के रूप में इन्हें दूरी प्रतिवेदित करते समय ज्यादा सजगता बरतनी चाहिए थी । संवेदनशील विषयों का 
निष्पादन सतही तौर पर एवं अनुमान के आधार पर किये जाने की अपेक्षा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी से 
नहीं की जा सकती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2016 
उपरोक्त समीक्षा के आलोक में श्री राधाकान्त, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक - 1177 / 11, तत्कालीन अनुमंडल 
पदाधिकारी सदर, मोतिहारी सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज को भविष्य के लिए " चेतावनी देते हुए विषयगत 
मामले को संचिकास्त किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 235-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette .bih.nic .in 


